निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , बुधवार , 16 नवम्बर 2011 


( सं0 पटना 637 ) 


निर्वाचन विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

3 नवम्बर 2011 
सं0 ई0एल01 - 02 / 2011 - 59 — बिहार राज्य के 90 - मीनापुर, 95 – कांटी और 193 - बड़हरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 
लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का संशोधित रूप में पदाभिहीत करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 
429 / बिहार / 2010 (1), दिनांक 19 अक्तूबर 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 


सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 नवम्बर 2011 

भारत निर्वाचन आयोग 


- - - 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001, दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 / 27 आश्विन, 1933 ( शक ) 

सं0 429 / बिहार / 2010 (1):- लोक प्रतिनिधित्व, 1950 (1950 का 43 ) की धारा 13ख की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 28 अप्रैल, 2010 की उसकी अधिसूचना संख्या 429 / बिहार / 2008 
(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात् 

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी स्तम्भ 1 में मद संख्या 90 - मीनापुर, 95 – कांटी एवं 193 – बड़हरा के सामने विद्यमान 


प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी: 

सारणी 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 


नाम 


90 - मीनापुर 


95 - कांटी 


अपर समाहतो, मुजफ्फरपुर 
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर 
अपर समाहर्त्ता, भोजपुर 


193 - बड़हरा 


आदेश से, 


के0 अजय कुमार , 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001, Dated 19th October, 2011/ 

__ 27 Asvina , 1933 (Saka ) 
No. 429 /BR / 2010 ( 1): — In exercise of the powers conferred by sub -election ( 1 ) of 
section 13B of the Representation in the People Act . 1950 ( 43 of 1950 ), the Election 
Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification 
No . 429 / BR/ 2008 (1), dated 28th April , 2010 namely; 

In column 1 of the Table appended to the said notification for the existing entries 
against items No. 90 -Minapur, 95 -Kanti and 193 -Barhara the following entries shall be 


substituted. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 नवम्बर 2011 


Table 


Sl.No. 


| 


NO . 


Electoral registration Officer 


No . and name of | 
Assembly Constituency 
90 -Minapur 


Additional Collector, Muzaffarpur 


95 -Kanti 


Additional Collector , Disaster 
Management,Muzaffarpur 
Additional Collector, Bhojpur 


193 - Barhara 


By order, 
K. AJAY KUMAR, 

Secretary, 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 637 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


